रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 11 , 2018 / भाद्र 20 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 11, 2018 / BHADRA 20 , 1940 


सं . 629 ] 
No. 629] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 सितम्बर, 2018 
सा . का .नि . 861(अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 
की उपधारा (2) के खण्ड ( ख ) और (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी 
गठन , नक्शानवीस ( समूह ख एवं समूह ग पद ) योधक भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी गठन, नक्शानवीस ( समूह ख एवं 

समूह ग पद) योधक भर्ती (संशोधन) नियम , 2018 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी गठन, नक्शानवीस ( समूह ख एवं समूह ग पद) योधक भर्ती (संशोधन) 
नियम , 2015 

(1) नियम 3 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् – 

___ "3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण 
और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ (4) में 
विनिर्दिष्ट है ।" 
(2) अनुसूची में, - 
( क ) निरीक्षक ( नक्शानवीस श्रेणी -I) पद से संबधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, - 


5319 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


स्तंभ (4) में , स्तंभ शीर्ष के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्: 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर 


| 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 ( 44900 - 142400 रु.)"; 


स्तंभ ( 10) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् : 
" प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति "; 


स्तंभ (11) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् : 
" प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति"; 


प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन नक्शानवीस 
कॉडर के कार्मिक : 
(i) ( क ) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 


( ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 ( 35400 - 112400 रु.) या समतुल्य में पद पर 

पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो , और 


(ii ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव है, अर्थात् : 

( क ) भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शानवीस में डिप्लोमा ; 


( ख ) सरकार ( केन्द्रीय / राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों) / कानूनी / स्वायत संगठन / पब्लिक 
सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों / सूचीगत प्राइवेट 
संगठन से विभाग द्वारा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव 


टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400 - 112400 रु.) में ऐसे विभागीय उप 
निरीक्षक ( नक्शानवीस) जिसने इस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और 
जिसके पास प्रतिनियुक्ति पर आधारित विचारणीय नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता 
एवं अनुभव है, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा । इस पद पर 
नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार के चयनित होने की दशा में , – इस पद को 
प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 


टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नही होगी । 


टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नही 

होगी । "; 
उप निरीक्षक ( नक्शानवीस श्रेणी - II ) पद से संबंधित कम संख्यांक 2 के सामने , 
(i) स्तंभ (2 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
"01 * (2018) 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । ; 
(ii ) स्तंभ (4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 ( 35400 - 112400 रु.) "; 

स्तंभ (10) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् : 
" प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा "; 
स्तंभ (11 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् : 
" प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 ( 29200 - 92300 रु .) में ऐसे सहायक उप 
निरीक्षक ( नक्शानवीस श्रेणी - III ) जिसने उस श्रेणी में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो 

और जिन्होने प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है 
तथा जिसका चिकित्सा प्रवर्ग शेप - I हो । 
टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होने अपनी अर्हता या पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की 
गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से 
या दो वर्ष से , इन में से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली 
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 

हो । 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन: 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे कार्मिको में से : 


( क ) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 ( 29200 – 92300 रू0 ) में छ: वर्ष की नियमित सेवा की 

हो ; और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं, अनुभव एवं चिकित्सक दृष्टया योग्यता है, अर्थात् : 

(i) जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण हो ; 
(ii ) जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्ष का नक्शानवीस (सिविल) का प्रमाण पत्र या 

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समतुल्य रखते हों ; 
(iii ) जिसका चिकित्सा प्रवर्ग शेप - I हो ; और 
(iv ) सरकार ( केन्द्रीय / राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों) / कानूनी / स्वायत्त संगठनों / 

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों / सूचीगत 
प्राइवेट संगठन से विभाग द्वारा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नही होगी । 
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही 

होगी ।"; 
(ग ) सहायक उप निरीक्षक ( नक्शानवीस श्रेणी - III ) पद से संबंधित कम संख्यांक 3 के सामने, 

(i) स्तंभ (2) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,अर्थात् : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


" 02 * ( 2018) 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।"; 
( ii) स्तंभ (4) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, 

अर्थात् : 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 ( 29200 – 92300रु.) ; 
(iii) स्तंभ (6) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, 

अर्थात् : 
"18 से 25 वर्ष के बीच ( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की 
जा सकती है) । 
टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो 
असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के 

अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) "; 
(iv ) स्तंभ (7) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, 

अर्थात् : 
" आवश्यक : 
( क ) जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या 

समतुल्य उत्तीर्ण हो ; 

( ख) जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नक्शानवीस (सिविल) का डिप्लोमा 
पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समतुल्य हो । 


वांछनीय : 
सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा । 
( ग ) पुरूष अभ्यार्थियों के लिए शारीरिक मानक : 

ऊँचाई - 167 .5 सेंटीमीटर 
सीना - 80 से. मी .(फुलाने के बाद 85 से. मी .) 

वजन - चिकित्सकीय मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में , 
( घ ) महिला अभ्यार्थियों के लिए शारीरिक मानक: 

ऊँचाई - 157 सेंटीमीटर 
सीना - लागू नहीं होता 

वजन - चिकित्सकीय मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में ; 
टिप्पणः ऊँचाई 
(i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा श्रेणी के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश तथा 
जम्मू व कश्मीर के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 165 से. मी . एवं महिलाओं 
के लिए 155 से . मी . होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 
पुरूषों के लिए 162.5 से. मी. एवं महिलाओं के लिए 150 से. मी . होगी । 
( ii) अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम , नागालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा जैसे 
उत्तरपूर्वी राज्यों तथा गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन ( जी. टी.ए.) जो दार्जिलिंग जिले के तीन 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उप - मंडलों अर्थात दार्जिलिंग , कलिमपोंग व कुरसेयोंग समाविष्ट है जिसके अन्तर्गत 
निम्नलिखित जिलों के " मऊजस ” उप -मंडलों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई पुरूषों के 
लिए 162.5 से. मी . एवं महिलाओं के लिए 152.5 से. मी . होगी: 
(1) लोहागढ चाय बगान ( 2) लोहागढ वन (3) रंगमोहन (4) बाशचेंगा (5) पानीघाटा 
(6 ) छोटा अदलपुर (7) पहाडू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग - । ( 10 ) पंतापति वन - | 
(11) महानदी वन ( 12 ) चंपासारी वन (13 ) सालबाडीछत भाग - । । (14)सितोंग वन (15 ) 
सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानियां । 
(iii ) अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम , नागालैण्ड , सिक्किम और त्रिपुरा जैसे 
उत्तरपूर्वी राज्यों तथा लेफ्ट विंग अति प्रभावित जिलों के अन्तर्गत आने वाली सभी 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 160 से. मी . 
तथा महिलाओं के लिए 147 .5 सें . मी . होगी । 
सीना : 

(i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों और असम , 
हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के पुरूष अभ्यर्थियों का न्यूनतम सीना 78 से. मी. 
( न्यूनतम 5 से. मी. फुलाव सहित ) होगा । अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरूष अभ्यर्थियों का 
न्यूनतम सीना 76 से. मी. (न्यूनतम 5 से. मी . फुलाव सहित ) होगा । 
(ii ) अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर , मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा जैसे 
उत्तरपूर्वी राज्यों तथा उपर्युक्त टिप्पण(ii ) में यथा उल्लखित, गोरखा राज्य प्रशासन( जी . टी .ए.) 
के अन्तर्गत आने वाले पुरूष अभ्यार्थियों का न्यूनतम सीना 77 से. मी . बिना फुलाने पर 
( न्यूनतम 5 से. मी. फुलाव सहित ) होगा । 
( ङ ) चिकित्सा मानक : 
"(6) दृष्टि : 


सहायता रहित असंशोधित दृश्य 

अपवर्तन 

टिप्पणी 
दृश्य तीक्ष्णता तीक्ष्णता ( दूर 
(निकट दृष्टि ) दृष्टि ) 
अच्छी खराब अच्छी खराब 
आंख आंख आंख | आंख 
एन6 एन9 6 / 6 6 / 9 किसी भी प्रकार का दृष्टि – दायें हाथ से कार्य करने वाले 

सुधार यहां तक की चश्में व्यक्तियों की दाई आंख उसी प्रकार 
के द्वारा भी , अनुज्ञात बाये हाथ से कार्य करने वाले 
नहीं । 

व्यक्तियों की बाई आंख बेहतर होनी 
चाहिए । 
- द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है । 


(ii ) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना 
___ चाहिए और उनकी दृष्टि , इशहारा के द्वारा सी . पी . - । । । होनी चाहिए । 
(iii ) वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी 
__ शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि दक्षतापूर्ण कार्य संपादन में बाधा पड़ने 

की संभावना हो । 
( च) अभ्यर्थी को तकनीकी योग्यता एवं व्यवसाय परीक्षण में लिखित व प्रयोगात्मक तौर पर 

उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । ; 
( v) स्तंभ (9 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष "; 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( vi ) स्तंभ ( 10 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा "; 
( vii) स्तंभ (11) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" प्रतिनियुक्ति / आमेलन : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों में से : 
( क ) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
(ii ) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 ( 25500 - 81100 रु.) में पांच वर्ष की नियमित 

सेवा की हों ; और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं, अनुभव एवं चिकित्सक दृष्टता योग्यता है, अर्थात् : 

(i) जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण हो ; 
(ii) जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्ष का नक्शानवीस (सिविल) का प्रमाण 

___ पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समतुल्य रखते हो; और 
(iii) जिसका चिकित्सा प्रवर्ग शेप -I हो । 
वांछनीय अर्हता : 
नक्शानवीस (सिविल)में चार वर्ष का कार्य अनुभव सहित सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा । 
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होगें । इसी प्रकार 
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होगें । 
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


[ फा . सं. 17 / 113 / 2016 / कार्मिक / सी सु बल ] 

विनोद कुमार, अवर सचिव ( कार्मिक - III ) 
टिप्पण : मूल नियम तारीख 15 अक्तूबर, 2015 के अधिसूचना संख्याक सा . का. नि.- 782 (अ) द्वारा भारत के 

राजपत्र, भाग - II, खण्ड 3, उप - खण्ड (i), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 में प्रकाशित किए गए थे । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th September, 2018 
G . S . R . 861(E ). — In exercise of the powers conferred by clauses (b ) and (c ) of sub -section (2 ) of section 141 of 
the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend 
the Border Security Force Engineering Set up, Draftsman ( Group B and Group C Posts ) Combatised Recruitment 
Rules, 2015 , namely : - 


1. ( 1) These rules may be called the Border Security Force, Engineering Set up, Draftsman ( Group B and Group 
C Posts ) Combatised Recruitment (Amendment) Rules, 2018 . 


[ 911 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2) 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . In the Border Security Force, Engineering Set up , Draftsman ( Group B and Group C Posts ) Combatised 
Recruitment Rules, 2015 , 


( 1) for rule – 3 , the following rule shall be substituted , namely : 


“ 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix . — The number of posts , their 
classification , level in the pay matrix _ attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the 

aforesaid Schedule .” ; 
( 2) in the schedule, 
(a ) against serial number 1 relating to the post of Inspector (Draftsman Grade-I), - 

(i) in column (4 ), for the column heading and the entries relating thereto , the following column 
heading and entries shall be substituted , namely :- - 


“ Level in the Pay Matrix 


Level-7 in the pay matrix ( Rs .44900 - 142400 )” ; 


( ii) 


in column 10 , for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 


“ Deputation / Promotion .” ; 


( iii ) 


in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 
“ Deputation / Promotion : 


Deputation : Officials of Draftsman Cadre under the Central Government/State 
Government/Union Territories : 
(i) (a ) holding analogous post on a regular basis; or 


(b ) 


with five years of regular service in the post in 
(Rs. 35400 -112400 ) or equivalent, and 


level-6 of the pay matrix 


( ii ) possessing the following educational qualification and experience , namely : 

(a ) Diploma in Draftsman from the Institute recognized by the Government of India ; 


(b ) Three years experience in the concerned field prescribed by the Department from 

Government (Central/ State/Union Territories )/ Statutory autonomous 
Organization / Public Sector Undertakings/ Universities/ Recognized Research 

Institutes/Listed private organization . 
Note 1 : The departmental Sub- Inspector (Draftsman ) in level -6 of the pay matrix ( Rs. 35400 
112400) with five years of regular service in the grade and having the educational 
qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is 
considered along with outsiders . If the departmental candidate is selected for appointment to 
the post, it shall be treated as having been filled by promotion . 


Note 2 : The maximum age - limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 
years as on the last date of receipt of application . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(1)] 


Note 3 : The period of deputation including the period of deputation in another ex - cadre post 
held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / 
department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years” ; 


(b ) 


against serial number 2 relating to the post of Sub Inspector ( Draftsman Grade- II), 
(i) in column (2 ), for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 

“ 01 * (2018) 


* Subject to variation dependent on workload .” ; 
in column (4 ), for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 
“ Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400 ).” ; 
in column (10 ), for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 
“ By promotion failing which by deputation / absorption .” ; 


(iii) 


( iv) 


in column (11 ), for the existing entries , the following entries shall be substituted , namely : 

" Promotion : Assistant Sub -Inspector (Draftsman Grade- III) in level – 5 in the 
pay matrix (Rs. 29200 -92300 ) in the pay matrix with six years regular service in the grade 
and having successfully completed pre -promotional training coursel courses and having 
Medical Category SHAPE - I. 


Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are 
considered for promotion , their seniors would also be considered provided they are not short 
of the requisite qualifying or eligibility service for promotion by more than half of such 
qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully 
completed their probation period for promotion to the next grade along with their juniors who 
have already completed such qualifying or eligibility service . 


Deputation /Absorption : 

From amongst officials of the Central Government or State Governments or Union 
Territory: 


(a ) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or 


( ii ) with six years regular service in Level -5 in the pay matrix (Rs.29200 - 92300 ); and 
(b ) possessing the following qualifications, experience and medical fitness , namely: 


(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board ; 


(ii) Two years certificate of Draftsman (civil ) from Industrial Trainin Institute or equivalent 
from a recognised Institution ; 

( iii ) Medical Category SHAPE -I; and 

(iv ) Two years experience in the concerned field prescribed by the Department from 
Government ( Central/State/Union Territories )/ statutory /autonomous organization Public 
Sector Undertakings/ Universities/ Recognized Research Institutes/ Listed private 
organization . 


Note 1 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 
years as on the last date of receipt of application . 


[ 411 II - 205 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ 
department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years” ; 


( c ) against serial number 3 relating to the post of Assistant Sub Inspector (Draftsman 

Grade III) , 


( ) 

in column (2), for the existing entries, the following entries shall be substituted , 
namely : 
“ 02 * (2018 ) 

* Subject to variation dependent on workload .” ; 
( ii) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted : 

“ Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 - 92300 )” ; 
( iii ) in column (6 ),for the existing entries, the following entries shall be substituted , 
namely: 
“ Between 18 and 25 years ( Relaxable upto 40 years for Government servants in accordance 
with the instructions or orders issued by the CentralGovernment from time to time). 
Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of 
applications from candidates ( and not closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub – Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , Andaman , Nicobar Islands and Lashadweep .” ; 
(iv) in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted , 
namely : 
“ Essential : 
( a ) Matriculation pass or equivalent from a recognised Board or University . 
(b ) Diploma course in Draftsmanship ( Civil ) from Industrial Training Institute or equivalent 

recognised University or Institution . 
Desirable : 
Diploma in Civil Engineering . 
(c) Physical standards for male : 

Height – 167.5 cms 
Chest – 80 cms ( 85 cms after expansion ) 

Weight – Proportionate to height and age as per medical standards. 
(d) Physical standards for female : 

Height : 157 cms 
Chest : Not applicable 

Weight : Proportionate to height and age as per medical standards ; 
Note : Height 
(i) The minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, 
Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam , Himachal Pradesh and 
Jammu and Kashmir will be 165 cms for male and 155 cms for females. The minimum height 
for all candidates belonging to Scheduled Tribes will be 162.5 cms for male and 150 cms for 
females . 


( ii) The minimum height will be 162 .5 cms for males and 152.5 cms for females for the 
candidates hailing from the North Eastern States of Arunachal Pradesh , Manipur, Meghalaya , 
Mizoram , Nagaland , Sikkim and Tripura and candidates hailing from Gorkha Territorial 
Administration (GTA ) comprising of the three Sub - divisions of Darjeing District namely 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


Darjeeling , Kalimpong and Kurseong and included the following “Monzas ” Sub - Division of 
these Districts : 
(1) Lohagarh Tea Garden (2)Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4 ) Barachenga (5 ) Panighata 
(6 ) Chota Adapur (7 ) Paharu ( 8 ) Sukna Forest (9 ) Sukna Part-I ( 10 ) Pantapati Forest-I ( 11 ) 
Mahanadi Forest ( 12 ) Champasari Forest ( 13) Salbarichhatpart- II ( 14 ) Sitong Forest (15 ) 
Sivoke Hill Forest ( 16 ) Sivoke Forest (17 ) Chhota Chenga (18 ) Nipania . 
(iii ) The minimum height for all Schedules Tribe candidates hailing from the North -Eastern 
States of Arunachal Pradesh , Manipur , Meghalaya , Mizoram , Nagaland , Sikkim and Tripura 
and Left Wing Extremist affected districts will be 160 cms for males and 147 .5 cms for 
females . 


Chest : 
(i) The minimum chest for male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis , 
Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam , Himachal Pradesh and 
Jammu and Kashmir will be 78 cms (minimum 5 cms expansion ). The minimum chest for all 
male candidate belonging to Scheduled Tribes will be 76 cms (minimum 5 cms expansion ). 
( ii ) The minimum chest of male candidates hailing from North - Eastern States of Arunachal 
Pradesh , Manipur, Meghalaya , Mizoram , Nagaland , Sikkim , Tripura and Gorkha Terriorial 
Administration (GTA ) as mentioned at note ( ii ) above will be 77 cms unexpanded (with 
minimum 5 cms expansion ). 
e ) Medical Standard : 


“ (i) Eye Sight : 


Refraction 


Remarks 


Visual Acuity 

unaided 
(NEAR VISION ) 
Better Worse 
eye 

eye 
N6 

N9 


Uncorrected Visual 
acuity (Distant 

Vision ) 
Better Worse 
eye eye 

6 / 9 


6 / 6 


] 


Visual 
correction of 
any kind is 
not permitted 
even by 
glasses. 


In right handed 
person , the Right 
eye is better eye 
and vice versa . 
Binocular vision 
is required 


or squint in eyes and 


( ii ) The candidate must not have knock knee , flat foot, varicose vein 
they should possess CP III by ISIHARA vision . 


( iii ) The candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical 
defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. 


(vi) 


(vii) 


(f) Must qualify technical aptitude and trade test both in written and practical.” ; 

( v) in column (9 ), for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 
" Two years for direct recruits ." ; 
in column ( 10 ), for the existing entries , the following entries shall be substituted , namely : 
“ By deputation/absorption failing which by direct recruitment.” ; 
in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 
“ Deputation /absorption : 
From amongst officials of the CentralGovernment or State Government: 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or 

(ii) with five years regular service in Level-4 (Rs.25500 -81100 ) in the pay matrix ; and 
(b ) possessing the following qualifications, experience and medical fitness , namely : 


[ TT IIOUS 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board ; 

(ii ) Two years certificate of draftsman (civil) from Industrial Training Institute or 
equivalent from a recognised Institution ; and 

( iii) having Medical Category SHAPE -I. 
Desirable qualification : 
Diploma in Civil Engineering with four years working experience in draftsmanship ( Civil); 
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct promotion shall 
not be eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly, deputationists shall 
not be eligible for consideration for appointment by promotion. 
Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or 
department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years . 
Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 
years as on the closing date of receipt of application ” . 

[ F . No . 17 /113/ 2016 /Pers /BSF ] 
VINOD KUMAR , Under Secy . ( Pers -III) 


Note : 


The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II , Section 3 , Sub - section (i), dated 15th October, 
2015 vide notification number - G . S . R . 782 ( E ) dated the 15th October , 2015 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2018 .09. 19 
16 :11 :34 + 05 30 


KUMAR 


